सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या 416 राँची, रविवार , 


1 मई, 20 16 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


. . . . . . . . . . 


अधिसूचना 

5 अप्रैल, 2016 
संख्या- 15 /वि०जि०प०- 11 -11/ 2014 का०- 2880-- झारखण्ड जिला अधिनियम , 2001 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल विभागीय अधिसूचना संख्या-2149 
दिनांक 01 मार्च, 2014 द्वारा गुमला जिलान्तर्गत सृजित चैनपुर अनुमंडल में शामिल ‘रायडीह 
प्रखण्ड को गुमला अनुमण्डल में शामिल करते हैं । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 16 – 50 । 


